निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 281 ) 


1 आषाढ़ 1934 ( AO ) 
पटना, शुक्रवार, 22 जून 2012 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

21 जून 2012 
सं0 1 / एल0 - 39 / 2000 - सा0 प्र0 - 8981 - श्री जे0 आर0 के0 राव , भा0प्र0से0 ( 85), अध्यक्ष, 
बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को विभागीय अधिसूचना संख्या 8661, दिनांक 15 . 06 . 2012 के 
द्वारा स्वीकृत उनकी छुट्टी अवधि दिनांक 18. 06. 2012 से दिनांक 17. 07.2012 तक उनके द्वारा 
अतिरिक्त प्रभार के रुप में धारित पद - परीक्षा नियंत्रक , बिहार राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्षद, पटना 
के अतिरिक्त प्रभार में भी श्री सुधीर कुमार, भा0प्र0से0 (87), प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार 
रहेगें । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अतुल कुमार सिन्हा , 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 281-571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic.in 


